सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 आश्विन 1937 ( श० ) 
संख्या 799 राँची, सोमवार 

26 अक्टूबर , 2 0 15 ( ई० 
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग | 

( सहकारिता प्रभाग 


अधिसूचना 
14 अक्टूबर, 2015 


संख्या- 02 / नि .. 3-66/ 2014 सह. 275 5.. श्री निरंजन कुमार , तत्कालीन जिला सहकारिता 
पदाधिकारी , गोड्डा को लगातार अवकाश पर रह कर सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों के प्रति 
लापरवाही बरतने , अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के प्रति रूचि नहीं लेने , नियंत्री पदाधिकारी द्वारा 
दिए गए आदेशों की अवहेलना तथा विभाग द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं देने के लिए 
दोषी पाते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या- 302 दिनांक 06 फरवरी, 2015 द्वारा निलंबित किया 
गया । साथ ही , उक्त आरोपों के लिए उनके विरूद्ध सिविल सेवाएँ ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 1930 के नियम- 55 के अंतर्गत विभागीय संकल्प संख्या- 303 दिनांक 
6 फरवरी , 2015 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

2. संचालन पदाधिकारी के कार्यमुक्त होने के फलस्वरूप कार्मिक विभाग द्वारा नामित 
अन्य पदाधिकारी को विभागीय संकल्प संख्या- 1124 दिनांक 1 मई , 2015 के द्वारा संचालन 
पदाधिकारी नियुक्त किया गया | 

3. उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 166 दिनांक 13 अगस्त , 2015 
द्वारा उनके अभिलेख संख्या- 06 / 2015 से जाँच प्रतिवेदन | अधिगम विभाग को उपलब्ध कराया 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 अक्टूबर, 2015 


गया । उक्त अधिगम में आरोप संख्या- 01 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या- 02 
तथा 03 को अप्रमाणित पाया गया है | 

4. अतएव सरकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री कुमार पर निम्न दण्ड अधिरोपित 
करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही निष्पादित की जाती है: - 
1. निन्दन । 

5. साथ ही , श्री कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबनमुक्त किया जाता है | श्री कुमार के 
निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

मनीषा जोसेफ तिग्गा, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण) 799 – 50 | 


